सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 734 


26 भाद्र , 1938 ( श० ) 
राँची, शनिवार, 

___ 17 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
9 सितम्बर , 2016 


संख्या -5/विविध -6-15/ 2014 का .7840-- विभागीय आदेश सं०- 7192 , दिनांक 22 अगस्त , 
2016 द्वारा श्री एहतेशामल हक , सेवानिवृत्त भा०प्र०से० के स्थान पर श्री विनोद चन्द्र झा , 
सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके आलोक 
में श्री हक से प्राप्त निम्नवत् 15 (पन्द्रह ) अभिलेखों, जिनमें झारखण्ड प्रशासनिक सेवा एवं 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही प्रारंभिक 
अवस्था में हैं, को श्री झा को अंतरित करते हुए इन मामलों में उन्हें संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है: 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम 


संकल्प संख्या 


1 श्री जॉन जॉर्ज तिर्की, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, संकल्प सं०-3877, दिनांक 11. 05. 2016 

तत्कालीन भू संपदा पदाधिकारी, झारखण्ड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर , 2016 
राज्य आवास बोर्ड , राँची । 


| 2 


श्री विष्णु कुमार , सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, संकल्प सं०-3754, दिनांक 09. 05 . 2016 
तत्कालीन अपर समाहर्ता, चास, बोकारो 


श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० , तत्का० प्र० वि० संकल्प सं०-3753, दिनांक 09. 05 . 2016 
पदा०, बुडू, राँची 


| श्री मतियस विजय टोप्पो , झा०प्र०से०, संकल्प सं० -5139 , दिनांक - 20 .06 .2016 
तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची । 
संप्रति- निलंबित । 


श्री महावीर सिंह , झा०प्र०से० , तत्कालीन प्रखण्ड संकल्प सं०-4320 , दिनांक 24. 05 . 2016 
विकास पदाधिकारी, बगोदर । 


6 


श्री उपेन्द्र नारायण उराँव , झा०प्र०से० , तत्कालीन , दिनांक संकल्प सं0- 4441- 27.05. 2016 
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन 
पर्षद, राँची । 


| श्री अनन्त कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल संकल्प सं०-4020, दिनांक 16.05.2016 
अधिकारी, चाण्डिल । 


श्रीमती मंजू रानी स्वांसी, झा०प्र०से०, तत्कालीन संकल्प सं०-6829 , दिनांक 09 .08. 2016 
अनुमंडल पदाधिकारी , चास । सम्प्रति - निलंबित 


9 | श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से०, तृतीय बैच 


संकल्प सं० - 6668, दिनांक 02. 08 .2016 


10 


श्री 


| श्री कामदेव रजक, झा०प्र०से० , तत्कालीन अंचल संकल्प सं० -662, दिनांक 27.01.2016 
अधिकारी, चंदवा, लातेहार 


| 11 | श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त व तत्कालीन संकल्प सं०-6037, दिनांक -15.07. 2016 

अंचल अधिकारी, तरैया, सारण । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर, 2016 
12 श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल संकल्प सं०-6597,दिनांक -29 .07 . 2016 द्वारा 
अधिकारी, पाटन/ पड़वा, पलामू । 

| श्री एहतेशामुल हक । 


13 | श्री कमल किशोर रवि, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, | संकल्प सं०-3876, दिनांक 11.05.2016 


14 श्री नरेश कुमार , सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, संकल्प सं०- 412, दिनांक 19. 01. 2016 

तत्कालीन अंचल अधिकारी , शहर अंचल , राँची । 


15 श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, संकल्प सं०-412, दिनांक 19.01. 2016 

तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी , 
धनबाद । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 734 - 50 | 


